रजिस्ट्री सं डीएल० -33004/97 


REGD . NO. D . L .- 33004/ 97 


Hul . 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


. 


भाग - खण्ड 1 
PARTI - Section 1 


5711921 


1 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 115 ] 
No. 115 ] 


नई दिल्ली , मंगलवार, जून 17 , 1997 / ज्येष्ठ 27 , 1919 
NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 17, 1997/JYAISTHA 27, 1919 


- - 


वाणिज्य मंत्रालय 
सार्वजनिक सूचना सं. 18 ( पी एन )/ 1997 - 2002 

नई दिल्ली, 17 जून , 1997 
फा . सं. पी आर यू / ए एस / 97098 / एच बी . - निर्यात आयात 
नीति, 1997 -2002 के पैरा 4. 11 के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग करते 
हुए महानिदेशक विदेश व्यापार प्रक्रिया पुस्तक ( खण्ड - 1 ) में एतद्वारा 
निम्नलिखित संशोधन करते हैं : 
1. पैरा 4.8 के अन्तिम वाक्य में , शब्द और अभिव्यक्ति " भारतीय 

रिजर्व बैंक का विनिमय नियंत्रण विभाग " के पश्चात् " परिशिष्ट 

36 के अनुसार " को शामिल किया आयेगा । 
2. पैरा 6. 4 में निर्दिष्ट शब्द और अभिव्यक्ति " पैरा 4.19 " को ठीक 

करके " पैरा 4. 15 " पढ़ा जायेगा । 
3. पैरा 6.11 ( ख ) में दी गई सालिका के पश्चात् निम्नलिखित को 

जोड़ा जायेगा : 
" ( ग ) " नीति 1997 - 2002 के पैरा 6.2 के अनुसार कृषि और 
सम्बद्ध क्षेत्रों के लिए शून्य शुल्क ई पी सी जी योजना के अधीन 
लाइसेंस धारक निम्नलिखित अनुपात में निर्दिष्ट अवधि में निर्यात 
दायित्व पूरा करेगा : 
निर्यात लाइसेंस जारी करने की कुल निर्यात दायित्व 
तारीख से अवधि 

का अनुपात 
पहले और दूसरे वर्ष का ब्लाक 15 प्रतिशत 
तीसरे और चौथे वर्ष का ब्लाक 35 प्रतिशत 
पांचवें और छठे वर्ष का ब्लाक 50 प्रतिशत 


4 . पैरा 6.12 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा : 

लाइसेंसधारी उसको जारी लाइसेंस के प्रति निर्यात दायित्व को पूरा 
करने में हुई प्रगति की रिपोर्ट लाइसेंसिंग प्राधिकारी को प्रस्तुत 
करेगा । यह रिपोर्ट परिशिष्ट 10ग में दिए गए फार्म पर प्रस्तुत 
किया जाएगा । रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अवधि पैराग्राफ 6. 11 की शो 

के अनुसार एक वर्ष/ वर्षवार का ब्लाक , जैसा भी मामला हो, होगी । 
5. पैराग्राफ 6.13 ( ख ) ( 1 ) में उल्लिखित अग्रिम अन्तर्वती लाइसेंस 

शब्द तथा सम्बद्ध डी ई ई सी ( पार्ट - 1 ) हो हटा दिया जाएगा । 
6. पैराग्राफ 7. 4 ( क ) के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा : 

तथापि स्वर्ण/ यांदी/ प्लेटिनम जेवरातों और उसकी सामग्री के निर्यात 
के मामले में , लाइसेंसिंग प्राधिकारी को आवेदन पत्र परिशिष्ट - 29 
में किए गए उल्लेख के अनुसार प्रस्तुत किया जाएगा और मात्रा 
भार और मूल्य वर्धन मानदण्ड वाही होंगे , नीति के अध्याय - 8 

और इस प्रक्रिया पुस्तक के अध्याय- 8 में दिए गए हैं । 
7. पैरा 7.15 ( ख ) ( 3 ) को ठीक करके पैरा 7. 15 ( ग ) पढ़ा जाएगा । 
8 , पैरा 7.28 क , ( 2 ) ( ख ) के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ा 

जायेगा : 
" तथापि , इस उप - पैरा ( ख ) का उपबन्ध लागू नहीं होगा यदि 
उपयोग में न लाई गई आयातित सामग्री का , आयात की तारीख पर 

मुक्त रूप से आयात किया जा सकता था । " 
9. पैराग्राफ 7.45 के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाएगा : 

निर्यातपूर्व आधार पर डी ई पी बी धारी कोई निर्यातक सब तक 
निर्यातोपरान्त आधार पर डी ई पी बी का पात्र नहीं होगा जब तक 
वह निर्यात दायित्व की प्रतिपूर्ति के प्रयोजन के लिए निर्यात पूर्व 
आधार पर ही ई पी बी के प्रति निर्यात पूरा नहीं कर लेता है । 


1511G / 97 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART I — SEC . 1 ] 


10. पैराग्राफ 7. 47 ( क ) के उल्लिखित अभिव्यक्ति " परिशिष्ट - 10ङ 

को ठीक करके " परिशिष्ट -11ङ पढ़ा जाएगा । 
11. " जैसाकि परिशिष्ट 29 में दिया गया है अभिव्यक्ति को पैरा 

8.2, 8. 11 , 8. 21 और 8.79 में " संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारी " 

शब्द के बाद जोड़ा जाएगा । 
12. पैरा 8, 32 (1 ) " दिया जाए " शब्दों के बाद " परिशिष्ट - 29 के 

अनुसार संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारी को " अभिव्यक्ति को जोड़ा 

जायेगा । 
13. पैरा 8.78 के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाएगा : 

तथापि , यदि ई. ओ. यू./ ई. पी . जैड यूनिटें ऋण पर लिए गए स्वर्ण 
की पुनः अदायगी ऋण आधार पर स्वर्ण जारी करने की तारीख के 
60 दिनों के भीतर करती है तो यूनिट को ऋण आधार पर स्वर्ण 
जारी करने की तारीख से 150 दिनों की अधिकतम अवधि के 

भीतर ऐसे स्वर्ण के प्रति निर्यात दायित्व की पर्ति करनी होगी । 
14. पैरा 10.4 में दिए गए शब्दों और अभिव्यक्ति " पैरा 10. 2 

( ख ) ( घ ) ( ङ ) ( च ) और ( छ ) " को " पैरा 10. 2( ख ) ( घ ) ( ख ) 

और ( च ) " द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा । 
15. पैरा 10. 10 के अंतिम वाक्य को ठीक करके इस प्रकार पढ़ा 

जायेगा पोत पर्यन्स निःशुल्क मूल्य के 10 प्रतिशत तक पूंजीगत 
वस्तुओं (किसी भी तरह से वर्णित कार्यालय मशीन को छोड़कर ) 
और अभिव्यक्ति पुर्जी की आपूर्ति में से केवल ऐसी पूंजीगत 

वस्तुओं के लिए मान्य निर्यात के लाभ मिलेंगे । " 
16. पैराग्राफ 10. 15( 2 ) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा : 

" मासिक /तिमाही/ छमाही आधार पर प्राप्त भुगतान के प्रति दावे 

दायर किए जाएंगे " । 
17. पैराग्राफ 10. 15 ( 3 ) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा : 

" आवेदन पत्र आवेदक के विकल्प के अनुसार 
मासिक /तिमाही / छमाही अवधि की समाप्ति से छ : महीनों की 
अवधि के भीतर दायर किए जाएंगे । तथापि , नीति की 10. 2 
( घ ) ( छ ) ( च ) और ( छ ) श्रेणियों को की गई आपूर्ति के मामले 
में आवेदन पत्र आवेदक के विकल्प के अनुसार 
मासिक /तिमाही/ छमाही अवधि की समाप्ति से 12 महीनों की 
अवधि के भीतर दायर किए जाएंगे । ऐसे दावे तब भी दायर किए 

जा सकते हैं जब आंशिक भुगतान प्राप्त हो गया हो । " 
18. पैराग्राफ 10. 15 ( 5 ) में " 1971 " अभिव्यक्ति को ठीक करके 

" 1995 " के रूप में पढ़ा जाएगा । 
19. पैराग्राफ 12.7 ( क ) में " 1 अप्रैल, 1997 को या उसके बाद 

किए गए निर्यात की प्रति " " अभिव्यक्ति को " विशेष आयात 

लाइसेंस ( एस आई एल ) के बाद जोड़ा जाएगा । 
20. पैरा 12.7 ( ङ) के बाद आने वाली टिप्पणी के प्रथम वाक्य को 

संशोधित करके नीति के अध्याय - 8 में आने वाले निर्यात उत्पाद 
के लिए जहाज पर्यान्त निःशुल्क मूल्य आधार पर विशेष आयात 
लाइसेंस दर सामान्य दर की 50 प्रतिशत होगी " के अनुसार पढ़ा 

जाए । 
21. मौजूदा पैराग्राफ 12. 8 के बाद पैराग्राफ 12. 8क के रूप में 

निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा : 


निर्यातक जिन्होंने निर्यात आयात नीति 1992 - 97 के अधीन 
1996 - 97 की अवधि के लिए मान्यता प्रमाणपत्र प्राप्त किया हो 
और चालू नीति के अन्तर्गत भी मान्यता प्रमाण- पत्र प्राप्त किया है . 
उनके पास निम्नलिखित शर्तों के अनुसार विगत लाइसेंसिंग वर्ष 
के दौरान किए गए निर्यासों पर आधारित विशेष आयात लाइसेंस 
का दावा करने का विकल्प है : 
( क ) मान्यता के लिए आवेदन करते समय अपरिवर्तनीय 

विकल्प का प्रयोग किया जाएगा जिसे प्रमाणपत्र जारी 

करते समय पृष्ठांकितकिया जाएगा : 
( ख ) 1 अप्रैल , 1997 से पहले किए गए निर्यात , निर्यात 

आयात नीति 1992 - 97 में निहित प्रावधानों के अनुसार 
और प्रक्रिया- पुस्तक , 1992 - 97 ( खण्ड - 1 ) में निर्धारित 
प्रक्रिया और दर के अनुसार विशेष आयात लाइसेंस के 

लिए हकदार होंगे : 
( ग ) 1 अप्रैल, 1997 को अथवा उसके बाद किए गए निर्यात 

विगत लाइसेंसिंग वर्ष के दौरान वार्षिक आधार पर प्राप्त 
किए गए निर्यात लाभों के मुद्देविशेष आयात लाइसेंस 

के लिए हकदार होंगे : 
( घ ) लाइसेंसिंग वर्ष की समाप्ति से छ: महीने की अवधि के 

भीतर अथवा पुनः नवीकरण/मान्यता प्रमाण पत्र की मंजूरी 
के 90 दिन बाद जो भी बाद का हो विशेष आयात 

लाइसेंस हेतु आवेदन पत्र दाखिल किया जाएगा : 
( ङ) पैराग्राफ 12. 8 ( 3) में निहित प्रावधान भी लागू होंगे । 
22. पैराग्राफ 12.10 के पहले वाक्य में शब्द और अभिव्यक्ति . 

" / जीप ( जी ) तथा लैण्ड रोवर तरह की गाड़ियां " को शब्द " 

कार ( कारें ) के बाद जोड़ा जाएगा । 
23. पैराग्राफ 15. 4 के पहले वाक्य में शब्द " पता " को शब्द " नाम " 

के बाद जोड़ा जाएगा । 
24. पैरा 15.14, 15. 15, 15 .16 एवं 15. 17 को 15 .13 , 15.14, 15 .15 

एवं 15 . 16 पढ़ा जाए । 
25. परिशिष्ट - 2क के कॉलम में " बैंक " शब्द को हटा दिया जाए । 
26. परिशिष्ट -2क में ( कार्यालय प्रयोग के लिए) के नीचेलिखी अभिव्यक्ति 
___ “ ( उप महानिदेशक विदेश व्यापार) " को हटा दिया जाएगा । 
27 . परिशिष्ट - 2क की टिप्पणी 1 से आए शब्द अप्रवासी भारतीय की 

" अनिवासी " से प्रतिस्थापित किया जाए । 
28. परिशिष्ट - 3 क में क्रम सं. 10 ( घ ) पर "निर्यात की तिमाही 

रिटर्न को " निर्यात की मासिक रिर्टन " शब्दों द्वारा प्रतिस्थापित 

किया जाएगा । 
29. परिशिष्ट - 4 में आवेदन के साथ लगाए जाने वाले कागजात में 

निम्नलिखित शामिल किया जाएगा : 
2. जिस व्यक्ति का पहचान पत्र बनाया जाना है उसके पासपोर्ट 
__ आकार के दो फोटोग्राफ । 
3. भागीदार / ध्यासी/निदेशक द्वारा विधिवत् साक्ष्यांकित आर सी 

एम सी की प्रति । 
30. परिशिष्ट 10 - क की क्रम सं. ३ ( क ) ( 1 ) में " ई पी सी जो स्कीम 

के 15 % " के स्थान पर " 10 % ई पी सी जी स्कीम को रखा 
जाएगा । 


[ भाग I – खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


31 . परिशिष्ट 10 - क और 10 - ख में दी गई घोषणा/ वचनबद्धता के 

बाद आने वाले पैरा ( 1 ) से ( 9 ) को हटा दिया जाएगा और 
परिणामस्वरूप क्रम सं. ( 10 ) से ( 15 ) को क्रम सं. ( 1 ) से 

( 6 ) पढ़ा आएगा । 
32. परिशिष्ट 11- क के कॉलम 5 में निर्माता / सह निर्माता " शब्द के 

बाद निम्नलिखित जोड़ा जाएगा : 
" पिछले तीन लाइसेंसिंग वर्षों के सनदी लेखाकार/ लागत एवं 

निर्माण लेखाकार द्वारा विधिवत प्रमाणित " । 
33. परिशिष्ट 11 - ग व 11 - घ के शीर्षक के आए शब्द " शुल्क मुक्त 

पास बुक " को ठीक करके " शुल्क मुक्त पास बुक " पढ़ा जाएगा । 
34. परिशिष्ट 11 - घ में निम्नलिखित को क्रम सं. 10 के रूप में 

शामिल किया जाएगा : 
" 10 यदि आवेदक व्यापारी निर्यातक/ सहायक विनिर्माता का नाम 

और पता " 
35. परिशिष्ट 11- ड़ में क्रम सं. 7 हटा दी जाएगी । परिणामस्वरूप 

क्रम सं. 8 और 9 को क्रम सं. 7 और 8 रूप में पढ़ा जाए । 
36. परिशिष्ट - 19 में निम्नलिखित शुद्धिकरण किया जाएगा : 
( क ) क्रम सं. ( 1 ) में उल्लिखित क्रम सं. 15 की अभिव्यक्ति 

को ठीक करके क्रम सं. 7 पढ़ा जाएगा । 
( ख ) क्रम सं. ( 3 ) को सही करके इस प्रकार पढ़ा जाएगा 

: 
( 3 ) शुद्ध विदेशी मुद्रा जहाज पर्यन्स निशुल्क मूल्य में 
से निम्नलिखित को घटा कर निकाली गई है : 

( केवल एन एफ ई मानदण्ड पर लागू ) । 
ई पी सी जी लाइसेंसों और मुक्त हस्तांतरणीय विशेष अग्रदाय 
लाइसेंस और वे लाइसेंस जिन्हें उनकी वैधता की अवधि के 
भीतर लौटाया गया है को छोड़कर जारी किए गए सभी लाइसेंसों 


( लाइसेंसिंग वर्षवार ) की लागत - बीमा - भाड़ा मूल्य इस आशय 
से, मैं /हम क्रम सं. 8 के विवरण में यथाविनिर्दिष्ट सभी आयात 
लाइसेंसों की जांच और सत्यपन किया है । 
( ग ) क्रम सं. ( 5 ) में उल्लिखित क्रम सं . 15/16 की 

अभिव्यक्ति को ठीक करके क्रम सं. 7/8 पढ़ा जाएगा । 
( घ ) क्रम सं. ( 9 ) में कोष्ठक में दिए गए शब्दों " पूर्ववर्ती 

लाइसेंसिंग वर्ष के अन्तिम छ माहों को छोड़कर को 
ठीक करके " आवेदन पत्र दायर करने की तारीख से 
पिछले छः माहों के दौरान किये गये निर्यात को छोड़कर " 

पढ़ा जाएगा । 
37 . परिशिष्ट - 25 में दी गई टिप्पणी 2 करे ठीक करके इस प्रकार पढ़ा 

जाये : 
" पोत पर्यन्त मूल्य वास्तविक रूप से वसूल लिया है और निर्यात 
आय की वसूली की तारीख केवल ऐसे मामलों में देनी होती है 
जब निर्यात नीति /प्रक्रिया पुस्तक ( भाग - 1 ) के अध्याय के अधीन 
किया जाता है । इसकी अपेक्षा नीति/ प्रक्रिया पुस्तक ( भाग - 1 ) के 
अध्याय - 7 के अधीन भी होती है जहां विदेशों में स्थापित गोदामों 

को परेषण आधार पर माल का निर्यात किया जाता है । " 
38. परिशिष्ट - 27 में क्रमांक - 8 के सामने टेलीफोन नं. ठीक करके 

0183 - 213879 पढ़ा जाएगा । 
39. परिशिष्ट - 39 के पैरा ( घ ) में "विशेष रुपया एस्क्रो लेखा " ठीक 

करके " विशेष रुपया लेखा " पढ़ा जाएगा । 
इसे लोकहित में जारी किया जाता है । 


[ फाइल संख्या पी आर यू/ ए एस/97098/ एच बी ] 


एस. बी . महापात्र , महानिदेशक विदेश व्यापार 


MINISTRY OF COMMERCE 
PUBLIC NOTICE NO. 18 (PN ) 1997-2002 

New Delhi, 17th June , 1997 
F . No. PRU /AS/97098 /HB. - - In exercise of powers 
conferred under paragraph 4 .11 of the Export and Import 
Policy, 1997 -2002 , the Director General of Foreign Trade 
hereby makes following amendments in the Handbook of 
Procedures ( Vol . 1) : 
1. In the last sentence of paragraph 4 .8 , after the words 

and expression Exchange Control Department of 
RBI the following shall be inserted " in terms of 

Appendix 36 " 
2 . The words and expression paragraph 4 . 19 appearing 
in paragraph 6 . 4 shall be corrected to read as 

paragraph 4.15 . 
3 . The following shall be added after the table given in 

paragraph 6. 11 ( b) : 


( c ) The licence holder under Zero duty EPCG Schemo 
for agriculture and allied sectors as given in paragraph 
6 .2 of the Policy 1997 -2002 shall fulfil the export 
obligation over the specified period in the following 
proportions . 
Period from the date of issue Proportion of 
export licence 

total obligation 
Block of 1st and 2nd year 15 % 
Block of 3rd and 4th year 
Block of Sth and 6th year 50% 


35 % 


4 . Paragraph 6 .12 shall be substituted by the following : 

“ The licence holder shall submit to the licensing 
authority, report on the progress made in fulfilnient 
of export obligation against the licence issued to him . 
The report shall be submitted in the form given in 
Appendix - 10C . The periodicity of the report shall be 
yearwise /block of yearwise as the case may be in terms 
of paragraph 6 . 11 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART I- SEC . 1 ] 


5 . The word Advance Intermediate Licence and 

connected DEEC (Part-I); appearing in paragraph 

6 . 13 (b ) (i) shall be deleted , 
6 . The following shall be added at the end of paragraph 

7.4 (a ) : 
However, in the case of export of gold /silver / platinum 
jewellery and articles thereof, the application shall be 
made to the licensing authority as given in Appendix 
29 and the quantity ,wastage and value addition norms 
shallbe as given in Chapter 8 of the Policy and Chapter 

8 of this Handbook 
7. The paragraph 7 .15(b )(iii) may be corrected to read 

as paragraph 7 .15 (c ). 
8 . At the end of paragraph 7.28A ( ii )(b ), the following 

shall be added : 
However the provision of this sub-paragraph (b ) shall 
notbe applicable if the unutilised imported material 

was freely importable on the date of its import. 
9 . The following shall be added at the end of paragraph 

7 .45 : 
" An exporter holding DEPB on Pre export basis shall 
not be entitled for DEPB on Post export basis till the 
time he completes exports against DEPB on Pre export 

basis for the purpose of offsetting of export obligation . 
10 . The expression Appendix - 10E appearing in 

paragraph 7.47 (a ) shall be corrected to read as 

Appendix - 11E ." 
11. The expression “as given in Appendix -29 shall be 

added in paragraphs 8.2 , 8 .11, 8 .21 and 8. 79 after 

the words licencing authority concerned , 
12 . In paragraph 8.32 (i) after the words may be given ? 

the expression to the licencing authority concerned 

as given in Appendix -29 shall be added . 
13 . The following shall be added at the end of paragraph 

8 . 78 : 
However, if the EOU /EPZ units mako repayment of 
gold taken on loan basis within a period of60 days 
from the date of issue of gold on loan basis, the unit 
has to fulfil the export obligation against such gold 
within a maximum period of 150 days from the date 

of release of gold on loan basis . 
14 . The words and expression paragraph 10 .2 (b )(d )(e ) (f) 

and (g ) appearing in paragraph 10 .4 may be 

substituted by paragraph 10 .2 (b )(d )(e) and (f) . 
15 . The last sentence of paragraph 10 . 10 shallbe corrected 

to read as Supplies of capital goods (excluding office 
machine howsoever described ) and spares upto 10 % 
of the FOR value of such capital goods alone shall be 

eligible for deemed export benefits. 
16 . The paragraph 10 .15 ( ii ) shall be substituted by the 

following : 


The claim shall be filed against payment received on 

monthly basis / quarterly basis /half yearly basis . 
17. The paragraph 10 . 15 ( iii) shall be substitued by the 

following : 
" The application shall be filed within a period of six 
months from the end of the monthly /quarterly /half 
yearly period as per the option of the applicant. 
However, in the case of supplies made to categories 
10 .2 (d )(e)(f) and (g ) of the Policy, the application 
shall be filed within a period of twelve months from 
the end of the monthly / quarterly /half yearly period 
as per the option of the applicant. Such claimsmay 
also be filed even where part payment have been 

received 
18 . In paragraph 10 .15 ( v ) the expression 1971 shall be 

corrected to read as ` 1995. 
19 . In paragraph 12 . 7 (a ) the expression againt exports 

made on or after 1st April 1997 shall be added after 

Special Import Licence ( SIL ). 
20 . The first sentence of the NOTE : appearing after 

paragrapb 12. 7 (e) shall be corrected to read as " The 
SIL rate on FOB basis for export products covered by 
Chapter 8 of the Policy shall be 50 % of the normal 

rate , 
21. The following shallbe added as paragraph 12.8A afler 

the existing paragraph 12 .8 : 
The exporters who were holding recognition 
certificate for the period 1996 -97under Export Import 
Policy 1992 - 97 have been also obtained recognition 
certificate under the current Policy have an option to 
claim ŞIL based on exports made during preceding 
licensing year subject to following conditions : 
(a ) The irrevocable option shall be exercised at the 

time of filing the application for recognition 
shall be endorsed on the certificate at the time 

of its issuance; 
(b ) The exports made prior to 1st April 1997 shall 

be entitled for SIL in accordance with the 
provisions contained in Export Import Policy 
1992 - 97 and in accordance with the rate and 
procedure prescribed in Handbook ofProcedure 

( Vol. 1 ).1992 - 97 ; 
(c ) Application against exports made on or after 

1st April 1997 shall be filed in the form given 
in Appendix - 20D and shall be entitled for SIL , 
against export proceeds realised on an annual 
basis during preceding licensing year , 
The application for SIL shall be filed within a 
period of six months from the end of the 
licensing year or 90 days following the grant of 
renewal/recognition certificate whichever is 
later ; 


(d ) 


[ HTTI - Ug 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


( e) The provisions contained in paragraph 12 . 8 (e ) 

shall also be applicable. 
22 . In the first sentence of paragraph 12 . 10 the word and 

expression / jeep (s) and land rover type vehicle (s )/ 

shall be added after the word car(s) 
23 . In the first sentence of paragraph 15 .4 the word 

address shall be added after the word name . 
24 . The paragraph 15 .14 , 15 .15 , 15 .16 and 15. 17 shall be 

corrected to read as 15 .13 , 15 .14 , 15. 15 and 15 .16 . 
25 . The world Bank appearing in Sr. No. of Appendix 

2A , shall be deleted . 
26 . The expression (Dy. DGFT) appearing in Appendix 

2A under (SPACE FOR OFFICE USE ONLY ) shall 

be deleted . 
27 . The word NRI appearing in Note : 1 of Appendix 

2A shall be replaced by the word Non Resident . 
28. In appendix - 3A at Sl. No. 10 ( d ), the words quarterly 

returns of exports shall be substituted by monthly 

returns of exports . 
29 . In Appendix -4 , the following shall be added in the 

Documents to be enclosed within application form ; 
2 . Two passport size photographs of the person in 

whose favour identity card is to be issued . 
3 . Copy of RCMC duly attested by Partner/Proprietor/ 

Director. 
30 . In Sl. No. (a )(i) of Appendix 10 - A , the word 15 % 

EPCG Scheme shall be substituted by 10 % EPCG 

Scheme . 
31. The paragraphs (i)to ( ix ) appearing after Declaration / 

Undertaken given in Appendix 10 - A and 10 - B shall 
be deleted and consequently , Sl. No. ( x ) to ( xv ) shall 

be renumbered as (i) to (vi). 
32 . In Sl. No . 5 of Appendix 11 -A , the following shall be 

added after the word manufacturer/supporting 
manufactuer ( of preceding three licensing years duly 
certified by the Chartered Accountant/Cost and Work 

Accountant). 
33. The word Duty Exemption Pass Book appearing in 

heading of Appendix 11- C and 11 -D shall be corrected 

to read as Duty Entitlement Pass Book . 
34 . In Appendix 11- D , the following shall be inserted as 

Sl. No. 10 : 

10 . Factory address of manufacturer - exporter / 
şupporting manufacturer . 


35. Sl. No. 7 in Appendix - 11E shall be deleted . 

Consequently , Sl. No. 8 and 9 shall be renumbered as 

Sl. No. 7 and 8 . 
36 . The following correction shall be made in Appendix 

19 : 
( a ) The expression Sl. No. 15 appearing in Sl. No. 

(i) shall be corrected to read as SI. No. 7 . 
(b ) $ 1. No . (iii) shall be corrected to read as 

follows : 
( iii ) The net foreign exchange has been arrived at 

by deducting the following from the F .O . B . 
value :- (applicable for NFE Criterian only). 
CIF value of all licences issued ( licensing year 
wise ) except EPCG licences and freely 
transferable Special Import Licence and licences 
surrendered within the period of their validity , 
To this effect, I/Wehave examined and vorified 
all import licences as specified in statements at 

S .No. 8 . 
(c) The expression Sl. No. 15 / 16 appearing in Si. 

No . (v ) shall be corrected to read as Sl. No. 71 

8 . 
( d ) In Sl. No. (ix ) the words in the bracket 

excluding the last six months of the preceding 
licensing year shall be corrected to read as 
excluding the export made during last six 
months from the date of filing of the 

application . 
37. The Note 2 given in Appendix -25 may be corrected 

to read as under : 
“ F .O . B . value actually realised and date of realisation 
of export proceeds are to be given only in case of 
exportmade under Chapter 8 of the Policy /Handbook 
of Procedures (Vol. 1). This shall also be required 
under Chapter- 7 of the Policy /Procedures ( Vol. 1 ) 
where exports are made on consignment basis to 

warehouses setup abroad . 
38 . In Appendix -27 , the Telephone No. against S. No. 8 

may be corrected to read as 0183 -213879 . 
39. In paragraph (d ) of Appendix - 39 , the word Special 

Rupee Escrow Account shall be corrected to read as 
‘ Special Rupee Account . 
This issues in public interest. 


Di. 


S .B . MAHAPATRA , Director General of Foreign Trade 


151991/92 -2 


Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 - 1997 


